“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 12 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022--ैत्र 4, शक 1944 


भाग 3 ( 1) 


अन्य सूचनाएं 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Jeetendra Mehta आत्मज Late ५. 5. Mehta, उम्र 61 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 
एचआईजी- 309, ब्लाक 5, हिमालयन हाईट, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल, डूमरतराई, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का 
हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम Jeetendra Mehta है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है, किन्तु मेरे 
ग्यारहवीं की अंकसूची व सर्विस रिकार्ड F Jitendra Mehta दर्ज है जिसकी वर्तनी (59०॥॥४) त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Jeetendra Mehta आत्मज Late ५. 5. Mehta के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


Jitendra Mehta 
पिता- Late ५. S. Mehta 
निवासी-मकान नंबर एचआईजी- 309, 
ब्लाक-5, हिमालयन हाईट, 
छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल, 
डूमरतराई, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


Jeetendra Mehta 
पिता- Late ५. S. Mehta 
निवासी-मकान नंबर एचआईजी- 309, 
ब्लाक-5, हिमालयन हाईट, 
छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल, 
डूमरतराई, रायपुर, 
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) 


130 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश कुमार बैन आत्मज श्री छोटेलाल बैन, उम्र 44 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं. 62, वार्ड 
नं. 17, बालाजी हॉस्पिटल के पास, कादम्बरी नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम ओम कश्यप 
(Om Kashyap) था जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है मैंने अपने पुत्र के नाम को परिवर्तित कर नया नाम ओम कुमार बैन (Om 
Kumar Bain) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मेरे पुत्र को ओम कुमार बैन (Om Kumar Bain) आत्मज सतीश कुमार बैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
ओम कश्यप ओम कुमार बैन 

(Om Kashyap) (Om Kumar Bain) 

पिता-श्री सतीश कुमार बैन पिता-श्री सतीश कुमार बैन 
निवासी-प्लॉट नं.-62, वार्ड नं.-17, निवासी-प्लॉट 4.-62, वार्ड नं.-17, 

बालाजी हॉस्पिटल के पास, बालाजी हॉस्पिटल के पास, 

कादम्बरी नगर, दुर्ग, कादम्बरी नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फिरदीना मिंज ध. प. श्री क्लेमेन्ट मिंज, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, वार्ड 
नं. 31, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम फिरदीना मिंज (Firdina Minj) 
है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र जॉन मैथ्यू मिंज के शालेय रिकार्ड में रेशमा मिंज (Resma Ming) दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे फिरदीना FAS (Firdina Minj) ध. प. श्री ate मिंज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रेशमा मिंज फिरदीना मिंज 
(Resma Ming) (Firdina Minj) 
पति-श्री क्लेमेन्ट मिंज पति-श्री क्लेमेन्ट मिंज 
निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, 
वार्ड नं.-31, जोन-2, सेक्टर-11, वार्ड नं.-31, जोन-2, सेक्टर-11, 
gator, भिलाई, खुर्सीपार, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 131 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश कुमार आत्मज श्री भागबली, उम्र 43 वर्ष, निवासी-ग्राम व पोस्ट ऑफिस डिंडोरी, 
थाना व तहसील लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सतीश कुमार (Satish Kumar) आत्मज श्री भागबली (Shri 
Bhagbali) ¢ जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं की अंकसूची में (Stish Kumar) आत्मज Bhagwali तथा मेरी सेवा 
पुस्तिका A Stish kr Jaiswal आ. Bhagwali Jaiswal दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सतीश कुमार (Satish Kumar) आत्मज श्री भागबली (Shri Bhagbali) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सतीश कुमार सतीश कुमार 
(Stish Kumar) (Satish Kumar) 
(Stish Kr Jaiswal) पिता-श्री भागबली 
पिता-श्री भागबली (S/o-Shri Bhagbali) 
(S/o-Shri Bhagwali) निवासी-ग्राम व पोस्ट ऑफिस-डिंडोरी, 
Shri Bhagwali Jaiswal थाना व तहसील-लोरमी, 
निवासी-ग्राम व पोस्ट ऑफिस-डिंडोरी, जिला-मुंगेली (छ. ग.) 


थाना व तहसील-लोरमी, 
जिला-मुंगेली (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेम लाल वर्मा आत्मज स्व. अमृत लाल वर्मा, उम्र 50 वर्ष, निवासी-मकान नं. एफ- 
102, सिविल asa, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम खेम लाल वर्मा है, किन्तु मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों, सर्विस रिकार्ड व मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में खेमलाल वर्मा, खेमलाल आ. श्री अमृतलाल वर्मा दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे तथा 
मेरे बच्चों के समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे GA लाल वर्मा आत्मज स्व. अमृत लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
खेमलाल, खेमलाल वर्मा खेम लाल वर्मा 
पिता-श्री अमृतलाल वर्मा पिता-स्व. अमृत लाल वर्मा 
निवासी-मकान नं. एफ-102, निवासी-मकान नं. एफ-102, 
सिविल लाइस्स, दुर्ग, सिविल लाइन्स, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


132 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रश्मि गुप्ता ध. प. श्री ऋषभ गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी-पोलसाय पारा, दुर्ग, तहसील 
व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम लाकेश्वरी भज्जे आत्मजा श्री रूपचंद भज्जे था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार 
कार्ड, पैनकार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 26-11-2020 को श्री ऋषभ गुप्ता के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम रश्मि गुप्ता रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे रश्मि गुप्ता (Rashmi Gupta) ध. प. श्री ऋषभ गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
लाकेश्वरी भज्जे रश्मि गुप्ता 
(Lakeshwari Bhajje) (Rashmi Gupta) 
पिता-श्री रूपचंद भज्जे पति-श्री ऋषभ गुप्ता 
निवासी-म. नं.-176, बोधीपारा, निवासी-पोलसाय पारा, दुर्ग, 
रामनगर, मुक्तिधाम, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जॉन मैथ्यू मिंज, आत्मज श्री क्लेमेंट मिंज, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, 
वार्ड नं. 31, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में मेरा वास्तविक 
नाम जॉन मैथ्यू मिंज (John Mathew Minj) आत्मज क्लेमेन्ट FAST (Clament Minj) दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जॉन मैथ्यू 
मिंज (John Mathew Ming) आत्मज क्लेमेन्ट FAS (Clament Ming) दर्ज है जिसकी वर्तनी (५७०॥॥४॥४) त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे जॉन मैथ्यू मिंज ohn Mathew Minj) आत्मज श्री क्लेमेन्ट FAS (Shri Clament Minj) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
जॉन मैथ्यू मिंज जॉन मैथ्यू fast 
(John Mathew Ming) (John Mathew Minj) 
पिता-श्री क्लेमेन्ट मिंज पिता-श्री क्लेमेन्ट मिंज 
(S/o- Shri Clament Ming) (S/o- ShriClament Minj) 
निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, निवासी-क्यू 27/बी, केएलसी, 
वार्ड नं.-31, जोन-2, सेक्टर-11, वार्ड नं.-31, जोन-2, सेक्टर-11, 
खुर्सीपार, भिलाई, खुर्सीपार, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 133 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जोवलिन नाईक ध. प. श्री रामानुज सोमनाथ नाईक, उम्र 42 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 
1/873, आमदी नगर, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम गेलांग afer लोपेरा था जो कि मेरे पूर्व के 
दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 30-6-2009 को श्री रामानुज सोमनाथ नाईक के साथ संपन्न हुआ. पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 


नया नाम जोवलिन नाईक रख ली हूँ. जो मेरे पति व मेरी पुत्री के पासपोर्ट में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे जोवलिन नाईक (Jovelyn Naik) ध. प. श्री रामानुज सोमनाथ नाईक (Shri Ramanuj Somnath Naik) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
गेलांग जोवलिन लोपेरा जोवलिन नाईक 
(Galang Jovelyn Lopera) ( Jovelyn Naik) 
पति-श्री रामानुज सोमनाथ नाईक पति-श्री रामानुज सोमनाथ नाईक 
(W/o- Shri Ramanuj Somnath Naik) (W/o- Shri Ramanuj Somnath Naik) 
निवासी-एम. आई. जी.-1/873, निवासी-एम. आई. जी.-1/873, 
आमदी नगर, हुडको, भिलाई, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शबीना इमाम खान ध. प. श्री सरवर इमाम खान, उम्र 43 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 07, म. 
नं. 22, सड़क 03, अय्यप्पा नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम शबीना आत्मजा श्री एस. आई. खान 
था जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 12-10-1999 को श्री सरवर इमाम खान के साथ संपन्न हुआ, 


पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शबीना इमाम खान रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे शबीना इमाम खान ध. प. श्री सरवर इमाम खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शबीना शबीना इमाम खान 
पिता-श्री एस. आई. खान पति-श्री सरवर इमाम खान 
निवासी-वार्ड नं.-07, म. नं.-22, निवासी-वार्ड नं.-07, म. नं.-22, 
सड़क-03, अय्यप्पा नगर, भिलाई, सड़क-03, अय्यप्पा नगर, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


134 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीलिमा राना ध. प. श्री चेतन लाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी-47/बी. जी-पाकेट, 
मरोदा सेक्टर, पो. सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम नीलिमा बाई (Neelima Bai) था जो कि 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम नीलिमा WAT (Neelima Rana) रख ली हूँ 
जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड, पैनकार्ड व आधार कार्ड में दर्ज है मेरा परिवर्तित यह नया नाम, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती नीलिमा TAT (Smt. Neelima Rana) ध. प. श्री चेतन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नीलिमा बाई श्रीमती नीलिमा राना 
(Neelima Bai) (Smt. Neelima Rana) 
पति-श्री चेतन लाल पति-श्री चेतन लाल 
निवासी-47/बी. जी-पाकेट, मरोदा सेक्टर, निवासी-47/बी. जी-पाकेट, मरोदा सेक्टर, 
पो.-सिविक सेंटर भिलाई, पो.-सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकांक्षा पाल आत्मजा श्री अरूण पाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी-सुन्दर नगर, बोरसी, 
दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम आकांक्षा पाल आत्मजा अरूण पाल था जो कि मेरे कक्षा सातवीं तक के 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है मेरी माता ने श्री अनिस मेमन के साथ द्वितीय विवाह किया. पश्चात्‌ मेरा नाम आकांक्षा मेमन आत्मजा श्री अनिस 
मेमन हो गया जो कि कक्षा sal से स्नातक तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है किन्तु मेरी माता का विवाह विच्छेद हो गया. मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर पूर्व नाम आकांक्षा पाल आत्मजा अरूण पाल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे आकांक्षा पाल (Akanksha Paul) आत्मजा श्री अरूण पाल (Shri Arun Paul) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आकांक्षा मेमन आकांक्षा पाल 
(Akanksha Meman ) (Akanksha Paul ) 
पिता-श्री अनिस मेमन पिता-श्री अरूण पाल 
(D/o-Shri Anish Meman) (D/o-Shri Arun Paul ) 
निवासी-सुन्दर नगर, बोरसी, दुर्ग, निवासी-सुन्दर नगर, बोरसी, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 135 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती बिंदा बाई शिवारे ध. प. स्व. शिवकुमार शिवारे, उम्र 65 वर्ष, निवासी-ग्राम सांकरा, 
पाटन रोड, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम बिंदा बाई शिवारे है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व कुछ 
अन्य आवश्यक अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे बैंक रिकार्ड व कुछ अन्य अभिलेखों में श्रीमती शिवारे वीना दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे 
वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती fear बाई शिवारे (Smt. Binda Bai Shivare) ध. प. स्व. शिवकुमार शिवारे के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

श्रीमती शिवारे वीना श्रीमती बिंदा बाई शिवारे 
(Smt. Shivare Veena) (Smt. Binda Bai Shivare ) 
पति-स्व. शिवकुमार शिवारे पति-स्व. शिवकुमार शिवारे 

निवासी-ग्राम-सांकरा, पाटन रोड, निवासी-ग्राम-सांकरा, पाटन रोड, 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजीव वर्मा आत्मज डॉ. जवाहर लाल, निवासी-एस-1 ए 39, वशुन्धरा बिहार, बस्ती 
गोधनपुर, अम्बिकापुर सरगुजा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम राजीव वर्मा (Rajiv Verma) है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय 
अभिलेखों/दस्तावेजों में राजीव कुमार वर्मा (Rajiv Kumar Verma) तथा कुछ अन्य अभिलेखों में (Rajeev Kumar Verma) दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अ्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे (Rajiv Verma) आत्मज डॉ. जवाहर लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


राजीव कुमार वर्मा 
(Rajiv Kumar Verma ) 
(Rajeev Kumar Verma ) 
पिता-डॉ. जवाहर लाल 
निवासी-एस-1 ए-39, 
वशुन्धरा बिहार, 
बस्ती गोधनपुर, अम्बिकापुर 
सरगुजा (छ. ग.) 


नया नाम 


राजीव वर्मा 
(Rajiv Verma) 
पिता-डॉ. जवाहर लाल 
निवासी-एस-1 ए-39, 
AIR बिहार, 
बस्ती गोधनपुर, अम्बिकापुर 
WT (छ. ग.) 


136 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चंद्रकांता पिस्दा ध. प. स्व. सोमदत्त पिस्दा, उम्र 48 वर्ष, निवासी-172, मोगरा बी 
ब्लॉक, तालपुरी, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम चंद्रकांता freed ( Chandrakanta 
Pisda) है. जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे, उनका देहान्त दिनांक 
21-01-2022 को हो चुका है, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चंद्र कांता (Chandra Kanta) दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित 
कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती चंद्रकांता पिस्दा (Smt. Chandrakanta Pisda) ध. प. स्व. सोमदत्त पिस्दा के नाम से जाना, पहचाना, 


पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


चंद्र कांता 
(Chandra Kanta) 
पति-स्व. सोमदत्त पिस्दा 
निवासी-172, मोगरा बी ब्लॉक, 
तालपुरी, रूआबांधा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


श्रीमती चंद्रकांता पिस्दा 
(Smt. Chandrakanta Pisda) 
पति-स्व. सोमदत्त पिस्दा 
निवासी-172, मोगरा बी ब्लॉक, 
तालपुरी, रूआबांधा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशांत बेलेकर आत्मज स्व. प्रकाश बेलेकर, उम्र 36 वर्ष, निवासी-गली नं. 2, राठौर 
गली, वार्ड नं. 9, शंकरपुर, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सुशांत बेलेकर है जो कि मेरे 
आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं की अंकसूची में सुशांत कुमार बेलेकर आ. प्रकाश कुमार दर्ज है, जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे सुशांत बेलेकर आत्मज स्व. प्रकाश बेलेकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


सुशांत कुमार बेलेकर 
पिता-श्री प्रकाश कुमार 
निवासी-गली नं.-2, राठौर गली, 
वार्ड नं.-9, शंकरपुर, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नया नाम 


सुशांत बेलेकर 
पिता-स्व. प्रकाश बेलेकर 
निवासी-गली नं.-2, राठौर गली, 
वार्ड नं.-9, शंकरपुर, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 137 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शमा खानम ध. प. स्व. शमशाद अहमद खान, उम्र 53 वर्ष, निवासी-एन डी/ 
32, सी. एस. ई. बी. कॉलोनी कोरबा (पूर्व), तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती शमा खानम है जो 
कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मुझे नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया 
जिसमें मेरा घरेलू नाम श्रीमती कुमुदनी खान ध. प. श्री शभशाद अहमद खान, शमशाद खान आ. श्री अहमद खान संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसे 
परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती WA GMA ध. प. स्व. शमशाद अहमद खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती कुमुदनी खान श्रीमती शमा खानम 
पति-श्री शमशाद अहमद खान पति-स्व. शमशाद अहमद खान 
निवासी-एन डी/32, निवासी-एन डी/32, 
सी. एस. ई. बी. कॉलोनी कोरबा (पूर्व), सी. एस. ई. बी. कॉलोनी कोरबा (पूर्व), 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्विनी आत्मज श्री केशव राम, निवासी-मकान नं. 94, रवेलीडीह, पोस्ट ननकटूठी, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अश्विनी ( Ashiwani) है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, 
पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री पहल देवांगन के शालेय रिकार्ड में अश्विनी देवांगन ( Ashwani Dewangan) दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अश्विनी ( Ashiwani) आत्मज श्री केशव राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
saat देवांगन अश्विनी 
(Ashwani Dewangan ) ( Ashiwani ) 
पिता-श्री केशव राम पिता-श्री केशव राम 
निवासी-मकान नं.-94, रवेलीडीह, निवासी-मकान नं.-94, रवेलीडीह, 
पोस्ट-ननकट्ठी, पोस्ट-ननकट्ठी, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


138 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दिपाली तलरेजा ध. प. श्री मनोहर तलरेजा, उम्र 33 वर्ष, निवासी-मकान नं. 47, 
वार्ड नं. 23, गली नं. 2, लालबाग, सिंधी कालोनी, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम उषा 
लखवानी आत्मजा श्री लक्ष्मणदास लखवानी था. मेरा विवाह दिनांक 14-04-2014 को श्री मनोहर तलरेजा के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती दिपाली तलरेजा रख ली हूँ. जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्रायविंग लायसेंस 
व पासपोर्ट में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती दिपाली तलरेजा ध. प. श्री मनोहर तलरेजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
उषा लखवानी श्रीमती दिपाली तलरेजा 
पिता-श्री लक्ष्मणदास लखवानी पति-श्री मनोहर तलरेजा 
निवासी-मालवीय नगर, निवासी-मकान नं.-47, वार्ड नं.-23, 
जयपुर, राजस्थान, गली नं.-2 लालबाग, 
पिन-302017 सिंधी कालोनी, राजनांदगांव, 


तह.व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कविता अलमोरे ध. प. श्री विनोद कुमार अलमोरे, उम्र 40 वर्ष, जाति महार, 
निवासी-हाउस नं. 32/जी.एच.ए/2, बर्फानी आश्रम, पाताल भेरवी मंदिर के पास, वार्ड नं. 19, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) 
की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. कमलेश्वरी आत्मजा श्री सावजी रंगारे था. जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह सन्‌ 1999 
को श्री विनोद कुमार अलमोरे के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कविता अलमोरे रख ली हूँ जो कि मेरे 
आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती कविता अलमोरे (Smt. Kavita Almore) ध. प. श्री विनोद कुमार अलमोरे के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. कमलेश्वरी श्रीमती कविता अलमोरे 
(Ku. Kamleshwari ) (Smt. Kavita Almore ) 
पिता-श्री सावजी रंगारे पति-श्री विनोद कुमार अलमोरे 
निवासी-ग्राम-आमाटोला, निवासी-हाउस नं.-32/जी.एच.ए/2, THT आश्रम, 
जिला-राजनांदगांव (छ. TW.) पाताल Sat मंदिर के पास, 


वार्ड नं.-19, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 139 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रवण कुमार जॉगड़े आत्मज श्री माखन लाल जॉगड़े, उम्र 54 वर्ष, निवासी-ग्राम 
सहसपुर, पो. आ. खपरीकलाॉ तहसील लोरमी जिला मुंगेली (छ. ग.) पिन-495115 का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रवण कुमार जाँगड़े 
(Shrawan Kumar Jangde) है जो कि मेरे आधार कार्ड आदि में दर्ज है. FS पू. म. रेलवे खोंगसरा, करगी रोड कोटा में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम श्रवण कुमार (Srawan Kumar) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को मेरे समस्त 
शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों, सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रवण कुमार जॉगड़े (Shrawan Kumar Jangde) आत्मज श्री माखन लाल BTS (Shri Makhan Lal 
Jangde) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रवण कुमार श्रवण कुमार जाँगड़े 
(Srawan Kumar ) (Shrawan Kumar Jangde ) 
पिता-श्री माखन लाल STS पिता-श्री माखन लाल STS 
(S/o- Shri Makhan Lal Jangde ) (S/o- Shri Makhan Lal Jangde ) 
निवासी-ग्राम-सहसपुर, निवासी-ग्राम-सहसपुर, 
पो. आ.-खपरीकलों, पो. आ.-खपरीकलों, 
तह.-लोरमी, जिला-मुंगेली (छ. ग.) तह.-लोरमी, जिला-मुंगेली (छ. ग.) 
पिन-495115 पिन-495115 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेतराम रजक आत्मज स्व. रामू रजक, उम्र 30 वर्ष, जाति धोबी, निवासी-वार्ड नं.02, नगर 
पंचायत छुरिया, तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम नेतराम रजक आ. रामू रजक 
है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है मैं लोक निर्माण (भ/स) उप संभाग क्र. 02 राजनांदगांव में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 
नेतराम निर्मलकर आ. स्व. रामू निर्मलकर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे नेतराम रजक आत्मज स्व. रामू रजक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नेतराम निर्मलकर नेतराम रजक 
पिता-स्व. रामू निर्मलकर पिता-स्व. रामू रजक 
निवासी-वार्ड नं.-02, निवासी-वार्ड नं.-02, 
नगर पंचायत छुरिया, नगर पंचायत छुरिया, 
तहसील-छुरिया, तहसील-छुरिया, 


जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


140 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी, 
जिला-धमतरी (छ. ग.) 


धमतरी, दिनांक 24 फरवरी 2022 


क्रमांक/365/अ.वि.अ./वा. 1/2022.--आवेदक रमेश कुमार सार्वा उम्र 78 वर्ष पिता स्व. मोतीलाल सार्वा एवं चित्रभानु तेजस उप्र 58 
वर्ष पिता स्व. रामभरोसा पता-ग्राम/पोस्ट-अमाली दोनो तहसील नगरी जिला धमतरी छ. ग. एवं अन्य 9 द्वारा लोक न्यास की स्थापना करना चाहते 
है जो घोषित एवं संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :- 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. आवेदक का नाम व पता - 1. रमेश कुमार सार्वा उम्र 78 वर्ष पिता स्व. मोतीलाल सार्वा 
पता वार्ड नं. 05 जंगलपारा नगरी तहसील नगरी 
जिला धमतरी 
2. चित्रभानु तेजस उम्र 58 वर्ष पिता स्व. रामभरोसा 
पता-ग्राम/पोस्ट-अमाली तहसील नगरी 
जिला-धमतरी छ. ग. 


2. ट्रस्ट का नाम - गायत्री परिवार ट्रस्ट नगरी 


3. न्यास कार्यालय का पता - बस स्टैेण्ड के पास गायत्री शक्ति पीठ नगरी 
तहसील नगरी जिला धमतरी छ. ग. 493778 


4. न्यासीगणों का नाम व पता - 
श्री रमेश कुमार सार्वा ग्राम पो- वार्ड नं. 05 नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री बलराम कंचन ग्राम-बोराई पो-घुटकेल तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्रीमती गायत्री बोदेले ग्राम पो- नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री संजीत सोम ग्राम पो- नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्रीमती शशिकला बैरागी ग्राम/पो-नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री चित्रभानु तेजस ग्राम/पो-अमाली तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री शिव कुमार सरोज ग्राम/पो-गट्टासिल्ली तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री भुनेश्वर नागवंशी ग्राम/पो-परसापानी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री ओमप्रकाश कश्यप ग्राम-मल्हारी तहसील नगरी जिला धमतरी 
श्री चुन्नु लाल साहू ग्राम/पो-बेलरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी छ. ग. 
11. श्रीमती दिनेश्वरी साहू ग्राम/पो-नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी छ. ग. 
5. उनके उत्तरवादी और यहा गठित न्यास के वर्तमान न्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादनकर्ता और प्रबंधनकर्ता समाहित होगें, 


कब toni का: ee ae 


= 
sd 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 141 


ट्रस्ट के उद्देश्य :- गायत्री मंत्र में संन्निहित तत्व ज्ञान एवं उपासना विधान से जन-जन को परिचित कराते हुए नैतिक सदाचरण, 
सद्भावना एवं सत्प्रत्तियों को प्रसार विस्तार करना है. साथ ही लोक मंगल के परमार्थ प्रयोजनों की स्थापना एवं अभिवृद्धि भी उद्देश्य 
है. इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा प्रसार, चरित्रनिर्माण, पीड़ित अभावग्रस्तों का सहयोग, सत्प्रवृत्ति परयण जीवन यापन का सद्शिक्षण, सद्ज्ञान 
प्रसार, कुरीति निवारण जैसे लोक मंगल कार्यक्रमों को अपनाकर जन साधारण में प्रगति एवं सुख शांति ढाने वाले प्रयत्न भी बिना किसी 
जाति पाति, भेदभाव के किए जावेंगे. 


लोक न्यास के चल एवं अचल संपत्ति का विवरण :- गायत्री परिवार ट्रस्ट नगरी के पास चल संपत्ति के रूप में रूपया अक्षरी रूपया है. 
तथा साथ ही अन्य सहयोग राशियों दान, भेंट ब्याज किराया अन्य किसी भी प्रकार की आय जो न्यास को समय समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट 
का कोष मानी जावेगी. वर्तमान में ट्रस्ट के पास अचल संपत्ति का उप पंजीयक कार्यालय नगरी के द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार 
मूल्यांकन 16,52,000/- रु. अक्षरी सोलह लाख बावन हजार रुपये है. 


ट्रस्ट की आमदनी का साधन :- ट्रस्ट निधि के अतिरिक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण दान, भेंट, ब्याज, अनुदान चंदा, 
आर्थिक सहयोग, अगम या स्थावर संपत्ति के रूप में किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, स्थायी निकाय ट्रस्ट 
समिति या अन्य संगठनों से प्राप्त कर सकते हैं तथा संपत्ति से ब्याज किराया या अन्य किसी प्रकार से भी आय प्राप्त कर सकते हैं. 


9. औसत कुल वार्षिक आमदनी. ;- निरंक 
10. औसत कुल वार्षिक व्यय - निरंक 
11. न्यासीयों का पारिश्रमिक - न्यासी गणों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता उनकी सेवा निःशुल्क है. 
चन्द्रकांत कौशिक 
न्यायालय लोक न्यास एवं 
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 
अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) 


बिलासपुर , दिनांक 15 फरवरी 2022 


संशोधित आदेश 


क्रमांक/परि./2022/254.--वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/1740 दिनांक 12-11-2021 में आंशिक संशोधन 


करते हुए श्री आर. सी. Ya सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार 
अधिकारी FER को मां भगवती महिला मछुवा सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 3640 विकास खण्ड TE जिला बिलासपुर का परिसमापन 
नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 15-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया. 


142 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


बिलासपुर , दिनांक 15 फरवरी 2022 


संशोधित आदेश 


क्रमांक/परि./2022/255.--वस्तुत: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/1739 दिनांक 12-11-2021 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर. सी. Ya सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार 
अधिकारी Het को सामाजिक उत्थान अनुसूचित जाति Asa सहकारी समिति मर्या. चकरबेढ़ा पं. क्र. 3903 दिनांक 10-08-1998 विकास 
खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर का परिसमापन नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 15-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया. 


हस्ता./- 


उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


